रजिस्ट्री सं० डी०एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


on 


SIL 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , जुलाई 17 , 2018 / आषाढ़ 26 , 1940 
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 17 , 2018 /ASHADHA 26 , 1940 


सं . 2710 ] 


नई दिल्ली ,1 


No. 2710] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 13 जुलाई, 2018 


का . आ . 3481( अ). - केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 
अधिसूचना संख्या का . आ ., जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य 
के अल्लाहाबाद जिले में NH76 के कि . मी . 326 से कि . मी . 379.555 ( एसएलएओ डीएम् कैंपस अल्लाहाबाद ) तक के भूखण्ड पर टोल 
प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने 
आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख " ०४ अप्रैल २०१८ " को " दी 
टाइम्स ऑफ़ इंडिया " और " दैनिक जागरण " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट 


दे दी है ; 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा 
( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन 
किया जाना चाहिए ; 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में 
निहित हो जाएगी । 


4086 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


अनुसूची 


उत्तर प्रदेश राज्य के अल्लाहाबाद जिले में NH76 के कि . मी . 326 से कि . मी .379.555 ( एसएलएओ डीएम्कैंपस अल्लाहाबाद ) के लिए 

अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण । 


भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


राज्य का नाम : उत्तर प्रदेश 

जिले का नाम : अल्लाहाबाद 
क्रमिक सर्वेक्षण 

भूमि का प्रकार || भूमि की प्रकृती भूमि का 
संख्या संख्या 

क्षेत्रफल 

( हेक्टरमें ) 
3 

4 
तालुक का नाम : बारे 
गांव का नाम : उमापुर 


| निजी ( एग्रीकल्चर ) एग्रीकल्चर 


0 . 13 


35 / 496 | निजी ( एग्रीकल्चर ) | एग्रीकल्चर 


|| 101 


3 


324 


निजी ( एग्रीकल्चर ) एग्रीकल्चर । 0 .032 


A 


निजी ( एग्रीकल्चर) एग्रीकल्चर 


||0. 103 


| 324/ 494 | निजी ( एग्रीकल्चर ) एग्रीकल्चर 


10 . 0425 


रामप्रभाकर, विशेस्वर नाथ पुत्रगण बुद्धनारायण , 
द्रौपती देवी पत्नी बुद्धनारायण , हौशला प्रसाद पुत्र 
अयोध्या प्रसाद तिवारी, अरुण कुमार दुबे पुत्र 
कृपानाथ दुबे सविता पांडेय पत्नी जीतेन्द्र पांडेय 
|( 35 ) 
सुशिल पुत्र मिथिला प्रसादं 
( 35 / 496 ) 
रमेशचंद्र , ओमप्रकाश, रामप्रकाश पुत्रगण जगन्नाथ , 
सुमन केसरवानी पत्नी अरुण कुमार, प्रमोद कुमार , 
प्रवीण कुमार, पुनीत कुमार पुत्रगण अशोक कुमार , 
सुशीला देवी पत्नी अशोक कुमार 
( 324 ) 
सच्चिदानंद पुत्र रामासरे , अशोक कुमार , जमनेश 
कुमार, प्रदीप कुमार पुत्रगण सिद्धनारायण, इन्द्रारा 
देवी पत्नी अशोक कुमार 
( 38 ) 
अरुण कुमार पुत्र ओमकारनाथ , रमेश चंद्र पुत्र 
जगन्नाथ प्रसाद 
( 324/ 494 ) 
तुलसीसा देवी पत्नी जगदीश प्रसाद , सोनकली पत्नी 
भगौती प्रसाद, प्रफुल्ल देवी पत्नी राममूर्ति 
( 37 ) 
जीवन लाल , सिपाही लाल , रामचंद्र, अशोक कुमार, 
संतोष कुमार नारायणदास पुत्रगण दयाराम 
|( 327 ) 
जीवन लाल , सिपाही लाल, रामचंद्र , अशोक कुमार , 
संतोष कुमार, नारायणदास पुत्रगण दयाराम 
|( 328 ) 
उत्तर प्रदेश सरकार 
( 329 ) 
जीतेन्द्र कुमार , उपेंद्र कुमार, पुत्रगण राम बदन , 
त्रिलोकीनाथ पुत्र महावीर , श्यामबिहारी मिश्र पुत्र 
रामलखन मिश्र , सुशीला देवी पत्नी हरिनारायण मिश्र 
( 330 ) 


निजी (एग्रीकल्चर ) | एग्रीकल्चर । 


|| 0. 042 


327 


निजी ( एग्रीकल्चर) एग्रीकल्चर 


||0. 0387 


| 328 


निजी (एग्रीकल्चर ) एग्रीकल्चर 


0 .0462 


सरकार ( रास्ता ) 


रास्ता 


0 . 0075 


1330 


निजी ( एग्रीकल्चर) एग्रीकल्चर 


0 . 857 


2. 3089 


[ फा . सं . NH- 12014/ 16/ 2016/ UP/ Zone-I/ 3D ] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


[ 471 II - UUS 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 13th July , 2018 


S.O . 3481(E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways , , published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II , Section 3, Sub -section ( ii ) issued under sub - section 
( 1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central 
Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for 
construction of Toll Plaza Maintenance , management and operation of NH76 on the stretch of land from Km 326 to Km 
379 .555 (SLAO DM Campus Allahabad ) in the district of ALLAHABAD in the state of UTTAR PRADESH 


And whereas the substance of the said notification has been published in " The Times of india ” and “ Dainik 
Jagran ” both dated 04 .04 . 2018 under sub -section ( 3 ) of section 3A of the said Act; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority; 


And whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government ; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub-section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further , in pursuance of sub - section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the CentralGovernment, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the NH76 in the stretch of land from 

NH76 (SLAO DM Campus Allahabad ) in the district of ALLAHABAD in the state of UTTAR PRADESH 


State : UTTAR PRADESH 


District : ALLAHABAD 


Type of Land 


Survey 
Number 


NO . 


Nature of ||Area in Hectre Name of the Land Owner /Intrested 
Land 

Person 
Part Survey No: 


Taluk : Bara 


Viilage: Umapur 


ramprabhakar, visheswar nath putragan 
buddhnarayan , draupati devi patni 
buddhanarayan , haushala prasad putra 
ayodhya prasad tiwari, arun kumar dube 
putra kripanath dube savita pandey 
patni jitendra pandey 


Private 
(agriculture ) 


135 


agriculture 


10. 13 


35 


35 / 496 


Private 
(agriculture ) 


agriculture 


||1.01 


sushil putra mithila prasadn 
35 /496 


Private 
(agriculture) 


agriculture 


agriculture 


agriculture 


|0.032 


rameshchandra, omprakash , ramprakash 
putragan jagannath , suman kesarwani 
patnee arun kumar, pramod kumar, 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii) ] 


praveen kumar , puneet kumar putragan 
ashok kumar, sushila devi patni ashok 
kumar 
324 


sachhidanand putra ramasare, ashok 
kumar, jamanesh kumar, pradeep kumar 
putragan siddhanarayan , indrara devi 
patnee ashok kumar 


4 


Private 
(agriculture ) 


38 


agriculture 


10. 103 


38 


324 /494 


Private 
(agriculture) 


agriculture 


||0.0425 


arun kumar putra omkarnath , ramesh 
chandra putra jagannath prasad 
324 /494 


Private 
(agriculture ) 


tulsisa devi patni jagdish prasad , 
sonkali patni bhagauti prasad , prafull 
devi patni rammurti 


agriculture 


10.042 


1327 


Private 
(agriculture) 


agriculture 


10 .0387 


jeewan lal, sipahi lal, ramchandra , 
ashok kumar, santosh kumar 
narayandas putragan dayaram 
327 


8 


1328 


Private 
(agriculture ) 


agriculture 


||0. 0462 


jeewan lal, sipahi lal, ramchandra , 
ashok kumar, santosh kumar, 
narayandas putragan dayaram 
328 


329 


Government ( 
rastaa ) 


rastaa 


0 . 0075 


uttar pradesh sarakar 
329 


|| 10 


330 


Private 
(agriculture) 


agriculture 


0 .857 


jitendra kumar , upendra kumar, 
putragan ram badan , trilokinath putra 
mahaveer, shyambihari mishr putra 
ramlakhan mishr, sushila devi patni 
harinarayan mishr 
330 


TOTAL 


2 .3089 


[F . No. NH - 12014 /16 /2016 /UP/Zone -1/3D ] 


RAJESH GUPTA , Dy. Secy. 


RAKESH 
SUKUL 


Digitally signed by 
RAKESH SUKUL 
Date : 2018 .07 . 19 
17 :27:40 + 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


